रजिस्ट्री सं० डी- ( डी ) - 78 


REGISTERED NO . DADy-*-78 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जाने 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITI 


सं० 3 ] 
No . 3 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जून 24, 1978 ( आषाढ़ 3, 1900 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 24 , 1978 ( ASADHA 3 , 1900 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation . 


भाग - - खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 

by the Ministry of Defence ] 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 24 जून 1978 

संकल्प 
सं0 3, तारोख 3 अप्रैल , 1978 . ~ - राष्ट्रपति महोदय सहर्प आदेश देते 
है कि गुजरात राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास सम्बन्धी मामलों में भारत 
सरकार को मलाह देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति पुर्न गठित की 
जाए । 
2 समिति में निम्नलिखित होगे : -- 

सभापति 
मुख्य मंत्री, गुजरात 

उपसभापति 
गृह मंत्री, गुजरात राज्य 

सरकारी सदस्य 
( 1 ) अपर मुख्य सचिव, गुजरात राज्य । 
( 2 ) नगर आयुक्त , अहमदाबाद नगर निगम । 
( 3) जनरल आफिसर कमांडिंग , महाराष्ट्र तथा गुजरात क्षेत्र । 
( 4 ) कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड, अहमदाबाद । 
( 5 ) कमाण्डर , टैरिटोरियल आर्मी, ग्रुप हैडक्वाटर दक्षिणी कमान, पूने । 
( 6 ) कलक्टर अहमदाबाद । 
( 7) मंडल काम दिलाऊ अधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी , रक्षा 

भर्ती, गुजरात राज्य अहमदावाद । 
( 8 ) पुलिस महानिरीक्षक , गुजरात राज्य , अहमदाबाद । 

गैर- सरकारी सदस्य 
( 1 ) प्रधान, गुजरात वाणिज्य मण्डल , अहमदावाद अथवा उसका प्रति 

निधि । 
1 - --123GI/ 78 


( 2 ) प्रधान , अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन अहमदाबाद अथवा 

उसका प्रतिनिधि । 
( 3 ) महापौर, अहमदाबाद नगर निगम , अहमदाबाद । 
( 4 ) महापौर , बड़ौदा , नगर निगम, वाजौड़ा । 
( 5 ) महापौर , सूरत नगर निगम , सूरत । 
( 6) महापौर , राजकोट नगर निगम राजकोट । 
( 7) प्रधान, सुरक्षा सेना कल्याण समिति , अहमदाबाद । 
( 8 ) श्री सी० एच० शुक्ला, संसद सदस्य । 
( 9 ) श्री जीवन सिंह जीलुभा परमार सदस्य विभान सभा । 
( 10 ) श्री विजेसिंह जी मानसिह राना, सदस्य विधान सभा । 
( 11 ) श्री गाभाजी मागंजी ठाकुर , सदस्य विधान सभा । 
( 12 ) श्री ईश्वर भाई नारन भाई वनकार , सदस्य विधान सभा । 
( 13 ) ले० क० डोलपिसिंह जी ( सेवा निवृत्त ) 
( 14 ) ले क० बी० पी० मोवा ( सेना निवृत्त ) । 


सचिव 


जनरल स्टाफ आफिसर 2, टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटर्स , दक्षिणी कमान , 
पुने । 


3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल तीन वर्ष 


4. समिति के ये कार्य होंगे : - - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती को प्रोत्साहन 
देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती,विकास नया प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी 
स्थानीय समस्या पर विचार करना । 


[ 5] 


TTA 1778921, 77 24 , 1978 ( 1983, 1900 ). 


[971 - 


3) 


___ 5. मेठमों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को समय समय पर 
ufua fora Anaftaferu 0197 HST 1908 ( 28 ) fo IV /59 
दिनांक 5 सितम्बर , 1960 मारा स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता तथा वैनिक भत्ते 
की अदायगी की जायेगी । ) 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को भारतीय राजपत्र 
में प्रकाशित कर दिया जाए । 

8 . afatet Harta 1947 24 feriti 12 €, 1973 
T7 28 qaf, 1973 TG @ 21 AT IAU 3 # # rfect 
तथा समय समय पर संशोधित हुआ था , एतद्वारा मिरसित किया जाता 


6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष , पित्त सलाहकार वित्त 
मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव गुजरात को उपर्युक्त से सूचित कर 
fattori , 


मोहिन्दर सिंह, उप सचिव 


5. Mayor, Surat Municipal Corporation , Surat . 
6 . Mayor, Rajkot Municipal Corporation , Rajkot. 
7. President. Defence Services Welfare Association , 

Ahmedabad , 
8 . Shri C H Shukla , Member of Parliament, 
9 . Shri Javansingh Silubha Parmar, MLA . 
10 . Shri Vijaysinhji Mansinhji Rada , MLA , 
11. Shri Gabhaji Mangaji Thakor, MLA , 
12 . Shri Ishvarbhai Naranbhai Vankur, MLA , 
13 . Lt. Col. Dulipsinhji (Retd ) . 

14 . Lt. Col. B P Move (Retd ) . 
SECRETARY 

General Staff Officer 2 , TA Group Headquarters, S . ( ., 


Punc . 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delli, the 24th June 1978 

RESOLUTION 
No. 3 , dated 3rd April , 1978 . - To advisc the Government 
of India on matters relating to the devclopment of Territorial 
Army in the State of Gujarat , the President hus becn pleased 
to direct that the State Advisory Committee for the Terri 
torial Army be reconstituted. 

2 . The Committee shall consist of : 
CHAIRMAN 

Chief Minister of Gujarat. 
DEPUTY CHAIRMAN 

Minister (Home), Government of Gujarat. 
Official Members 

1. Additional Chief Secretary , Government of Gujarat. 
2 . Municipal Commissioner, Ahmedabad Municipal Cor 

poration . 
3 . General Officer Commanding, Maharushtra and 

Gujarat aren . 
4 . Commandant General, Home Guards, Ahmedabad . 
5. Cominander, Territorial Army Group Headquarters , 

SC Punc, 
6 . Collector , Ahmedabad , 
7 . Divisional Employment Officer and Liaison Ollicer , 

Defence Recruitment, Gujarat Statc , Ahmedabad . 
8 . Inspector General of Police, Gujarat State, Ahmcda 

bad . 
Non -official Members 

1. President, Gujarat Chamber of Commerce & Indus 

tries , Ahmedabid , or his nomince . 
2. President, Ahinedabad Mill Owners Association , 
• Ahmedabad , or his nominee . 
3 . Mayor, Ahmedabad Municipal Corporation , Abmeda 

had . 
4 . Mayor , Biuroda Municipal Corporation , Vadodura . 


3 . The tonure of appointment of non - official members of 
the Committee is three years . 

4 . The functions of the Committee will be ( i ) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and ( ii) to consider any 
local problcins relating to recruitment dovelopment and 
training of the Territorial Army. 

5. The nou - ofilcial members will be paid travelling allow 
ance und daily allowance for attending the meetings at the 
rate sanctioned in the Ministry of Finance Office Memo, No . 
6 ( 26 ) - E - IV / 59, dated the Sth September , 1960 , as amended 
from time to time, 

6 . Ordered that the foregoing bc communicated to the 
Chief of the Army Stall , Financial Adviser, Ministry of 
Finance (Defencc ) and the Chief Secretary to the Government 
of Gujarat. 

7 . Ordered also that the resolution be published in the 
Gazette of India . 

8 . Ministry of Defence Gazette Notification No. 24 dated 
the 12th July 1973 , published in the Gazette of India , Part I, 
Section 3 dated the 28th July , 1973 , as amended from time 
to time is hereby cancelled , 

MOHINDER SINGH , 

Director ( T ) 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . FARIDABAD 
AND PUHLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1978 


